Regd. No. CHD/ 0093 / 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


हरियाणा 


CONTOS 


MARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 6-2017] 


CHANDIGARH, TUESDAY , FEBRUARY 7 , 2017 ( MAGHA 18 , 1938 SAKA ) 


PART II 


Notifications of Election Commission of India -Other Notifications and 

Republications from the Gazette of India 

भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 

दिनांक: 21 दिसम्बर , 2016 

30 अग्रहायण, 1938 ( शक ) 

आदेश 
76 / हरियाणा- वि 0 स0/57 /2016.- यतः, हरियाणा राज्य विधानसभा के वर्ष 2014 में आयोजित हुए साधारण निर्वाचन 
में 57-भिवानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री परमजीत सिंह मड्डू ने निर्वाचन लड़ा था जिसका परिणाम 19-10-2014 को 
घोषित किया गया था , और उनके लिए यह अपेक्षित था कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार 
निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि से तीस दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी के समक्ष निर्वाचन व्यय 
के अपने लेखे की सत्य प्रतिलिपि दाखिल करें । 

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी द्वारा 
प्रस्तुत की गई रिपोर्ट यह दर्शाती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की उक्त धारा 78 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट , 
श्री परमजीत सिंह मड्डू, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी के समक्ष अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने में 
असमर्थ रहे , और, 

यतः, श्री परमजीत सिंह मड्डू से यह अपेक्षा करते हुए एक नोटिस, दिनांक 22-07-2015 को जारी किया गया था 
कि वे नोटिस मिलने के 20 दिन के भीतर अपना लेखा प्रस्तुत करें और ऐसा नहीं करने पर उन्हें तीन वर्ष की अवधि के 
लिए निर्वाचन लड़ने से निरहित घोषित कर दिया जाएगा । यह नोटिस उन्हें दिनांक 18 नवबंर, 2015 को डिलीवर कर दिया 
गया था , और 

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , भिवानी जिला ने अपने दिनांक 18.12.2015 के पत्र सं . निर्वा-2015 / 1051 , के द्वारा 
सूचित किया था कि श्री परमजीत सिंह मड्डू ने निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल नहीं किया था और इसलिए भारत 
निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश सं 0 76/ हरियाणा- वि 0 स0/ 2014/(2) दिनांक 7 जून, 2016 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व 


( 1 ) 


2 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB. 7, 2017 ( MAGH. 18, 1938 SAKA) 


[ PART II 


अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अंतर्गत, श्री परमजीत सिंह मड्डू को उक्त अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए 
नियमों एवं आदेश के द्वारा यथापेक्षित निर्वाचन व्यय का अपना लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण संसद के 
दोनों सदनों/ राज्य विधान सभा/विधान परिषद का निर्वाचन लड़ने से निरहित घोषित कर दिया था ; और 

यतः, श्री परमजीत सिंह मड्डू ने अपने निर्वाचन व्यय से संबंधित एक शपथ पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेज 
संलग्न करते 

हुए दिनांक 08.07.2016 और 17.08.2016 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिला निर्वाचन अधिकारी , 
भिवानी जिन्हें उनकी रिपोर्ट के लिए अभ्यावेदन संदर्भित किया गया था , ने दिनांक 13.10.2016 और 20.12.2016 की 
अपनी रिपोर्ट के द्वारा आयोग को सूचित किया कि उक्त अभ्यर्थी ने अपना लेखा निर्धारित रीति से पहले ही दिनांक 
30.06.2016 को प्रस्तुत कर दिया था और नियम 89 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सुसंगत दस्तावेज छूट गए थे। 

अतः, अब मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा श्री परमजीत सिंह मड्डू द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर 
विचार करते हुए , आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, उन पर दिनांक 07.06.2016 को अधिरोपित निरर्हता को एतद्द्वारा हटाने का निर्णय लिया है। परिणामतः, आयोग के 
आदेश संख्या 76/ हरियाणा-विधानसभा/2014(2) दिनांक 07.06.2016 में क्रम संख्या 79 पर मौजूद श्री परमजीत सिंह मड्डू 
का नाम 21.12.2016 से उक्त आदेश से हटा दिया गया समझा जाएगा । 


आदेश से . 


( के.एफ. विल्फ्रेड ) 

प्रधान सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग | 


PART II] 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB . 7 , 2017 (MAGH . 18 , 1938 SAKA) 


3 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001 


Dated : 21st December, 2016 
30 Agrahyana , 1938 (Saka ) 


ORDER 


76 /HN -LA /57 / 2016.- Whereas, Sh . Parmjeet Singh Maddu contested the General Election to the Legislative 
Assembly of Haryana, 2014 from 57 - Bhiwani Assembly Constituency, result thereof was declared on 19-10-2014 
and as per Section 78 of the Representation of People Act , 1951 , he was required to file his true copy of the account 
of election expenses before the District Election Officer, Bhiwani within thirty days from the date of election . 

Whereas, the report submitted by the District Election Officer , Bhiwani, under Rule 89 of the Conduct of 
Election Rules, 1961 mentioned that Sh . Parmjeet Singh Maddu failed to file his account of election expenses as 
stipulated under the said Section 78 of the Representation of the People Act, 1951 before the District Election 
Officer, Bhiwani and ; 

Whereas, a Notice dated 22-07-2015 was issued to Sh . Parmjeet Singh Maddu requiring him to submit his 
accounts in manner within 20 days of the receipt of notice failing which he would be disqualified from contesting 
elections for a period of three years. The notice was delivered to him on 18th November, 2015 , and 

Whereas, the District Election Officer, Bhiwani, District had intimated vide his letter No. Elec - 2015 / 1051, 
dated 18.12.2015 that Sh . Parmjeet Singh Maddu had not filed his account of election expenses and therefore the 
Election Commission of India vide its order No. 76 /HN -LA / 2014 (2 ) dated 7th June, 2016 disqualified Sh . . Parmjeet 
Singh Maddu from contesting election to Houses of the Parliament/ State Legislative Assembly / Council under 
section 10A of the Representation of the people Act, 1951 for failure to lodge his account of election expenses as 
required by the said Act ; and 

Whereas , Sh . Parmjeet Singh Maddu has filed representation dated 8-7-2016 & 17-08-2016 enclosing 
therewith an affidavit and other related documents pertaining to his account of election expenses. The District 
Election Officer, Bhiwani to whom the representation was referred for his report, vide his repors dated , 13-10-2016 
and 20-12-2016 informed the Commission that the said candidate has already lodged his accounts on 30-06-2016 in 
the prescribed manner and the relevant papers got missed out while submitting the report under rule 89. 

Now , therefore, after taking into consideration all facts and circumstances of the case and the submission 
made by Sh. Parmjeet Singh Maddu the Commission in exercise of the power conferred by Section 11 of the 
Representation of the People Act, 1951, has decided to remove the disqualification imposed upon him on 07.06.2016 . 
Consequently , the name of the said candidate Sh . Parmjeet Singh Maddu appearing at SL No. 79 in the Commission s 
Order No. 76 /HN -LA / 2014/ ( 2 ) , dated 07.06.2016 , shall be omitted from the said order with effect from 21.12.2016 . 


By Order , 


(K.F. WILFERED ) 
PRINCIPAL SECRETARY 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


54973 — C.S. - H.G.P ., Chd. 


Regd. No. CHD/ 0093 / 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


हरियाणा 


CONTOS 


MARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 6-2017] 


CHANDIGARH, TUESDAY , FEBRUARY 7 , 2017 ( MAGHA 18, 1938 SAKA) 


PART - II 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 


दिनांक 21 दिसम्बर , 2016 


30 अग्रहायण , 1938 ( शक ) 


आदेश 


76 / हरियाणा-वि 0 स0/57 /2016.- यतः, हरियाणा राज्य विधानसभा के वर्ष 2014 में आयोजित हुए साधारण 
निर्वाचन में 57 -भिवानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से डॉ 0 शिव शंकर भारद्वाज ने निर्वाचन लड़ा था जिसका परिणाम 
19-10-2014 को घोषित किया गया था , और उनके लिए यह अपेक्षित था कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की 
धारा 78 के अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि से तीस दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी के 
समक्ष निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सत्य प्रतिलिपि दाखिल करें । 

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी , भिवानी द्वारा 
प्रस्तुत 

की गई रिपोर्ट यह दर्शाती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 78 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट , 
डॉ 0 शिव शंकर भारद्वाज, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी के समक्ष अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने में 
असमर्थ रहे , और , 

यतः, डॉ 0 शिव शंकर भारद्वाज से यह अपेक्षा करते हुए एक नोटिस, दिनांक 22-07-2015 को जारी किया गया 
था कि वे नोटिस मिलने के 20 दिन के भीतर अपना लेखा प्रस्तुत करें और ऐसा नहीं करने पर उन्हें तीन वर्ष की अवधि 
के लिए निर्वाचन लड़ने से निरहित घोषित कर दिया जाएगा। यह नोटिस उन्हें दिनांक 18 नवबंर , 2015 को डिलीवर कर 
दिया गया था , और 

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी जिला ने अपने दिनांक 18.12.2015 के पत्र सं. निर्वा-2015/1051, के द्वारा 
सूचित किया था कि डॉ 0 शिव शंकर भारद्वाज ने निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल नहीं किया था और इसलिए 
भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश सं0 76/ हरियाणा- वि 0 स 0/2014/(2) दिनांक 7 जून, 2016 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अंतर्गत, डॉ 0 शिव शंकर भारद्वाज को उक्त अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए 
नियमों एवं आदेश के द्वारा यथापेक्षित निर्वाचन व्यय का अपना लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण संसद के 
दोनों सदनों / राज्य विधान सभा/विधान परिषद का निर्वाचन लड़ने से निरहित घोषित कर दिया था ; और 


, 


( 4 ) 


PART II ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB . 7 , 2017 (MAGH . 18 , 1938 SAKA) 


5 


यतः, डॉ 0 शिव शंकर भारद्वाज ने अपने निर्वाचन व्यय से संबंधित एक शपथ पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेज 
संलग्न करते 

हुए दिनांक 08.07.2016 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । जिला निर्वाचन अधिकारी , भिवानी जिन्हें उनकी 
रिपोर्ट के लिए अभ्यावेदन संदर्भित किया गया था , ने दिनांक 16.09.2016 और 20.12.2016 की अपनी रिपोर्ट के द्वारा 
आयोग को सूचित किया कि उक्त अभ्यर्थी ने अपना लेखा निर्धारित रीति से पहले ही दिनांक 18.11.2014 को प्रस्तुत 
कर दिया था और नियम 89 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सुसंगत दस्तावेज छूट गए थे। 

अतः, अब मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा डॉ 0 शिव शंकर भारद्वाज द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर 
विचार करते हुए , आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, उन पर दिनांक 07.06.2016 को अधिरोपित निरर्हता को एतदद्वारा हटाने का निर्णय लिया है । परिणामतः, आयोग के 
आदेश संख्या 76/हरियाणा-विधानसभा/2014(2) दिनांक 07.06.2016 में क्रम संख्या 75 पर मौजूद डॉ 0 शिव शंकर भारद्वाज 
का नाम 21.12.2016 से उक्त आदेश से हटा दिया गया समझा जाएगा । 


, 


आदेश से . 


( के.एफ. विल्फ्रेड ) 

प्रधान सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग | 


, 


6 


HARYANA GOVT.GAZ ., FEB . 7 , 2017 (MAGH . 18 , 1938 SAKA ) 


[PART II 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi-110001 


Dated : 21st December , 2016 


30 Agrahayana, 1938 (Saka ) 


ORDER 


76 /HN -LA /57 /2016.— Whereas, Dr. Shiv Shanker Bhardwaj contested the General Election to the Legislative 
Assembly of Haryana, 2014 from 57- Bhiwani Assembly Constituency, result thereof was declared on 19-10-2014 and 
as per Section 78 of the Representation of People Act, 1951 , he was required to file his true copy of the account of 
election expenses in the manner required by law before the District Election Officer Bhiwani within thirty days from 
the date of election . 

Whereas the report submitted by the District Election Officer , Bhiwani, under Rule 89 of the Conduct of 
Election Rules, 1961 mentioned that Dr. Shiv Shanker Bhardwaj failed to file his account of election expenses as 
stipulated under the said Section 78 of the Representation of the People Act, 1951 before the District Election Officer , 
Bhiwani and ; 

Whereas, a Notice dated 22-07-2015 was issued to Sh . Bhardwaj requiring him to submit his accounts in 
manner within 20 days of the receipt of notice failing which he would be disqualified from contesting elections for a 
period of three years . The notice was delivered to him on 16th September, 2015 , and 

Whereas, the District Election Officer, Bhiwani, District had intimated vide his letter No. Elec - 2015 / 1051, 
dated 18.12.2015 that Dr. Shiv Shanker Bhardwaj had not filed his account of election expenses and therefore the 
Election Commission of India vide its order No. 76 /HN -LA / 2014 ( 2) dated 7th June , 2016 disqualified Dr. Shiv 
Shanker Bhardwaj from contesting election to Houses of the Parliament/ State Legislative Assembly / Council under 
section 10A of the Representation of the people Act, 1951 for failure to lodge his account of election expenses as 
required by the said Act; and 

Whereas, Dr. Shiv Shanker Bhardwaj has filed a representation dated 8-7-2016 enclosing therewith an 
affidavit and other related documents pertaining to his account of election expenses. The District Election Officer, 
Bhiwani to whom the representation was referred for his report, vide his reports dated 16-09-2016 & 20-12-2016 
informed the Commission that the said candidate has already lodged his accounts on 18-11-2014 in the prescribed 
manner and the relevant papers got missed out while submitting the report under rule 89 . 

Now , therefore, after taking into consideration all facts and circumstances of the case and the submission made 
by Dr. Shiv Shanker Bhardwaj the Commission , in exercise of the power conferred by Section 11 of the 
Representation of the People Act, 1951, has decided to remove the disqualification imposed upon him on 07.06.2016 . 
Consequently , the name of the said candidate Dr. Shiv Shanker Bhardwaj appearing at SL No. 75 in the 
Commission s Order No. 76 /HN -LA / 2014 /( 2 ), dated 07.06.2016 , shall be omitted from the said order with effect 
from 21.12.2016 . 


9 


By Order 


K.F. WILFERED , 
PRINCIPAL SECRETARY , 
ELECTION COMMISSION OF INDIA . 


54973 — C.S. - H.G.P ., Chd. 


Regd. No. CHD/ 0093 / 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


हरियाणा 


CONTOS 


MARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 6-2017] 


CHANDIGARH, TUESDAY , FEBRUARY 7 , 2017 ( MAGHA 18, 1938 SAKA) 


PART - II 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 

दिनांक : 21 दिसम्बर , 2016 

30 अग्रहायण , 1938 ( शक ) 

आदेश 
76/ हरियाणा- वि 0स 0/ 57/ 2016.- यतः, हरियाणा राज्य विधानसभा के वर्ष 2014 में आयोजित हुए साधारण 
निर्वाचन में 57-भिवानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री मामन चन्द ने निर्वाचन लड़ा था जिसका परिणाम 19-10-2014 
को घोषित किया गया था , और उनके लिए यह अपेक्षित था कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के 
अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि से तीस दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी के समक्ष 
निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सत्य प्रतिलिपि दाखिल करें । 

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी , भिवानी द्वारा 
प्रस्तुत की गई रिपोर्ट यह दर्शाती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की उक्त धारा 78 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट , 
श्री मामन चन्द, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी के समक्ष अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे , 
और. 

यतः, श्री मामन चन्द से यह अपेक्षा करते हुए एक नोटिस, दिनांक 22-07-2015 को जारी किया गया था कि 
वे नोटिस मिलने के 20 दिन के भीतर अपना लेखा प्रस्तुत करें और ऐसा नहीं करने पर उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए 
निर्वाचन लड़ने से निरहित घोषित कर दिया जाएगा । यह नोटिस उन्हें दिनांक 16 नवबंर, 2015 को डिलीवर कर दिया गया 


था , और 


यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी जिला ने अपने दिनांक 18.12.2015 के पत्र सं . निर्वा-2015/1051, के द्वारा 
सूचित किया था कि श्री मामन चन्द ने निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल नहीं किया था और इसलिए भारत निर्वाचन 
आयोग ने अपने आदेश सं 0 76/हरियाणा-वि 0 स 0/ 2014/(2) दिनांक 7 जून , 2016 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
की धारा 10 क के अंतर्गत , श्री मामन चन्द को उक्त अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं आदेश के द्वारा 
यथापेक्षित निर्वाचन व्यय का अपना लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण संसद के दोनों सदनों/ राज्य विधान 
सभा /विधान परिषद का निर्वाचन लड़ने से निरहित घोषित कर दिया था ; और 


( 7 ) 


8 


HARYANA GOVT.GAZ ., FEB . 7 , 2017 (MAGH. 18 , 1938 SAKA ) 


[ PART II 


, 


यतः, श्री मामन चन्द ने अपने निर्वाचन व्यय से संबंधित एक शपथ पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेज संलग्न 
करते 

हुए दिनांक 08.07.2016 और 12.08.2016 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी 
जिन्हें उनकी रिपोर्ट के लिए अभ्यावेदन संदर्भित किया गया था , ने दिनांक 13.10.2016 और 20.12.2016 की अपनी 
रिपोर्ट के द्वारा आयोग को सूचित किया कि उक्त अभ्यर्थी ने अपना लेखा निर्धारित रीति से पहले ही दिनांक 
29.06.2016 को प्रस्तुत कर दिया था और नियम 89 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सुसंगत दस्तावेज छूट गए थे । 

अतः, अब मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा श्री मामन चन्द द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार 
करते हुए, आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

हुए, 
पर दिनांक 07.06.2016 को अधिरोपित निरर्हता को एतदद्वारा हटाने का निर्णय लिया है । परिणामतः, आयोग के आदेश 
संख्या 76 /हरियाणा-विधानसभा/2014(2) दिनांक 07.06.2016 में क्रम संख्या 81 पर मौजूद श्री मामन चन्द का नाम 
21.12.2016 से उक्त आदेश से हटा दिया गया समझा जाएगा । 


, 


उन 


आदेश से , 


( के.एफ. विल्फ्रेड) 

प्रधान सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग | 


PART II] 


HARYANA GOVT.GAZ ., FEB . 7, 2017s (MAGH . 18 , 1938 SAKA ) 


9 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi-110001 


Dated : 21st December, 2016 


30 Agrahayana, 1938 (Saka ) 


ORDER 


76 /HN -LA /57 / 2016.- Whereas, Sh . Maman Chand contested the General Election to the Legislative 
Assembly of Haryana, 2014 from 57- Bhiwani Assembly Constituency, result thereof was declared on 19-10-2014 and 
as per Section 78 of the Representation of People Act, 1951 , he was required to file his true copy of the account of 
election expenses in the manner required by law before the District Election Officer Bhiwani within thirty days from 
the date of election . 

Whereas the report submitted by the District Election Officer , Bhiwani, under Rule 89 of the Conduct of 
Election Rules, 1961 mentioned that Sh . Maman Chand failed to file his account of election expenses as stipulated 
under the said Section 78 of the Representation of the People Act, 1951 before the District Election Officer, Bhiwani 
and ; 

Whereas, a Notice dated 22-07-2015 was issued to Sh .Maman Chand requiring him to submit his accounts of 
election expenses within 20 days of the receipt of notice failing which he would be disqualified from contesting 
elections for a period of three years . The notice was delivered to him on 16th September, 2015 , and 

Whereas , the District Election Officer , Bhiwani, District had intimated vide his letter No. Elec - 2015 / 1051, 
dated 18.12.2015 that Sh . Maman Chand had not filed their account of election expenses and therefore the Election 
Commission of India vide its order No. 76 /HN -LA /2014 ( 2 ) dated 7th June, 2016 disqualified Sh. Maman Chand from 
contesting election to Houses of the Parliament/ State Legislative Assembly under section 10A of the Representation 
of the people Act , 1951 for failure to lodge his account of election expenses as required by the said Act; and 


Whereas, Sh . Maman Chand has filed appeal dated 8-7-2016 & 12-08-2016 enclosing therewith an affidavit 
and other related documents pertaining to his account of election expenses. The District Election Officer, Bhiwani to 
whom the representation was referred for his report, vide his reports, dated 13-10-2016 and 20-12-2016 , informed the 
Commission that the said candidate has already lodged his accounts on 29.06.2016 in the prescribed manner and the 
relevant papers got missed out while submitting the report under rule 89 . 

Now , therefore , after taking into consideration all facts and circumstances of the case and the submission made 
by , Sh . Maman Chand the Commission , in exercise of the power conferred by Section 11 of the Representation of the 
People Act, 1951 , has decided to remove the disqualification imposed upon him on 07.06.2016 . Consequently, the 
name of the said candidate Sh . Sh . Maman Chand appearing at SL No. 81 in the Commission s Order No. 76 /HN 
LA /2014 /(2 ), dated 07.06.2016 shall be omitted from the said order with effect from 21.12.2016 . 


By Order , 


(K.F. WILFERED ) 
PRINCIPAL SECRETARY , 
ELECTION COMMISSION OF INDIA . 


54973 — C.S. - H.G.P ., Chd. 


